निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MS 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष 1938 ( श ० ) 
( सं o पटना 22) पटना , मंगलवार , 10 जनवरी 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


25 नवम्बर 2016 


सं0 1 / सह.राज.स्था.( अति प्रभार) -06 / 2015–4114— श्री बाबू राजा, प्रबंध निदेशक , सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव 
बैंक लि 0 नवादा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा एवं सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियॉ, नवादा का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से दिया जाता है । 

2. नियमित पदस्थापन के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 


ऋचा कमल, 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


